निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 668 ) पटना , शुक्रवार , 7 जून 2019 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

21 फरवरी 2019 
सं० 11 / मु . - 1 - 10 / 13 - 487 — प्रस्तावना । - चूँकि अराजकीय माध्यमिक विद्यालय ( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण ) 
अधिनियम , 1981 की धारा - 15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय 
शिक्षक विशेष नियुक्ति नियमावली, 2013 अधिसूचित की गयी थी । उक्त नियमावली के अधीन जीवविज्ञान विषय एवं 
विज्ञान ( गणित ) के नवसृजित क्रमशः 329 एवं 312 पदों अर्थात कुल 641 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गयी । इन 
पदों पर नियुक्त कर्मियों के अवकाश ग्रहण अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर ये पद स्वतः समाप्त होते जाएंगे 
और 

चूँकि उक्त नियमावली के नियम - 5 में संशोधन करने प्रयोजनार्थ बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय 
शिक्षक विशेष नियुक्ति ( संशोधन) नियमावली, 2017 अधिसूचित की गयी थी । उक्त नियमावली के अधीन यह प्रावधान 
किया गया था कि “ जीवविज्ञान के 407 एवं गणित के 268 मरणशील पद के विरूद्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र के 
निर्गमन की तिथि से की जायेगी " और 

चूँकि उक्त नियमावली, 2013 के नियम 10 में सम्वर्ग से संबंधित प्रावधान है, कि इस नियमावली के अधीन 
नियुक्त शिक्षकों के लिए विशेष सम्वर्ग / सेवाशर्त नियमावली बनायी जायेगी । 

अतएव बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय ( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम , 1981 की धारा 15 के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है: 

संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा आरंभ - (1) यह “बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय शिक्षक 
(विशेष नियुक्ति एवं सेवाशर्त ) ( संशोधन ) नियमावली, 2019 ” कही जा सकेगी । 
इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
यह तुरत प्रवृत होगी । 
उक्त नियमावली 2013, के नियम 10 का प्रतिस्थापन । - उक्त नियमावली , 2013 का नियम - 10 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा: 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 जून 2019 


" 10. संवर्ग – इस नियमावली के अधीन नियुक्त सहायक शिक्षकों का सम्वर्ग प्रमण्डल स्तरीय 
होगा । उक्त कोटि के शिक्षकों को विहित शर्तों के अधीन अपनी सेवाकाल में प्रमण्डल के अधीन दो अवसर 
और अन्तर प्रमण्डल स्थानान्तरण के लिए एक अवसर प्रदान किया जायेगा । राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों 
के सहायक शिक्षकों के लिए प्रमण्डल स्तरीय एवं अन्तर प्रमण्डल स्तरीय गठित समिति ही उक्त कोटि के 
शिक्षकों के स्थानान्तरण पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकार होगी । दो अवसर प्रमण्डल स्तरीय 
स्थानान्तरण पर और एक अवसर अन्तर प्रमण्डलीय स्थानान्तरण पर अलग - अलग देय नहीं होगा, अर्थात् एक 
बार अन्तर प्रमण्डल स्थानान्तरण होने पर प्रमण्डलीय स्तरीय स्थानान्तरण के लिए एक ही अवसर शेष रह 
जायेगा । इस कोटि के शिक्षकों के लिए प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन , अवकाश एवं अनुशासनिक कार्यवाही से 
संबंधित प्रावधान वही होंगे, जो राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को देय है । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरशद फिरोज , 

उप - सचिव । 
The 21st February 2019 


No -11/MU - 10 / 2013 - 487 — Preamble :- Whereas in exercise of the powers 
conferred under section 15 of Bihar Non Government Secondary Schools (taken 
over of Management and Control) Act, 1981, Bihar nationalized Secondary School 
Teacher s special appointment Rules , 2013 was notified . Under the said Rules 
against newly created posts 329 and 312 , appointments were made in Biology , 
Science / Math subject respectively . These posts will cease to exist after falling 
vacant due to retirement of incumbent or any other reason ; and 

Whereas for the proposes of amendment under Rule - 5 of the aforesaid 
Rules , Bihar nationalized Secondary School Teacher s Special Appointment 
(Amendment) Rules , 2017 was notified . Under Rule -5 of the said Rules , 2013 it 
was provided that “ The appointment of 407 Biology and 268 Math candidates of 
dying posts shall be made from the date of issuance of appointment letter , and 

Whereas under Rule - 10 of the said Rules , 2013 it is a provision relating to 
the cadre that under these Rules , Special cadre / Service Condition Rules shall be 
made for the appointment of teachers . 

___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section-15 of 
Bihar Non Government Secondary School (taken over of management and Control) 
Act, 1981, the Governor of Bihar , is hereby pleased to make the following Rules. 

1 . Short title extent and commencement: 
( 1 ) These Rules may be called the “ Bihar nationalized Secondary School 

Teacher s (Special Appointment and Service Condition ) Rules - 2019 . 
( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( 3) It shall come into force at once . 


2 . Substitution of Rule- 10 of the said Rules , 2013 - 

Rule- 10 of The Bihar nationalized Secondary School Teacher s 
special appointment Rules - 2013 , shall be substituted by the 
following : 

“ 10 Cadre - The Cadre of assistant teachers appointed under 
these Rules shall be divisional level. The teachers of the said cate 
provided to opportunity of intra division transfer and one opportunity in inter 
division transfer during their service tenure falling under prescribed norms. 
For the transfer of Assistant teachers of Nationalized Secondary Schools , the 
divisional level and Inter Divisional level Committee would only be Competent 
Authority to take decision on transfer of teachers of the said category . Two 
opportunities on intra division level transfer and on opportunities on inter 
division level transfer will be admissible separately . That is to say once inter 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 जून 2019 


division level transfer of once only one opportunity will remain . The provisions 
for promotion , benefit of ACP , leave and disciplinary action shall be the same 
for this category of teachers which is admissible to the teachers of The 
Nationalized Secondary Schools . 

By the order of the Governor of Bihar , 

ARSHAD FIROZ , 
Deputy Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 668 -571 + 3000 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


